H 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 392 


राँची, सोमवार , 


13 मई , 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
10 मई , 2019 


, 


अधिसूचना संख्या 

1/ स्था ./ श.स्था.नि .(नियुक्ति )-30 /2015 / न.वि. -1952-- नगर विकास एवं आवास 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक -879 दिनांक -22.02.19 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सहायक 
नगर निवेशक के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु योग्य आवेदकों की अन्तर्वीक्षा के लिए निम्नवत् 
अन्तर्वीक्षा समिति गठित की जाती है : 

( ) निदेशक , राज्य शहरी विकास अभिकरण 
(ii) कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत 
अनु जनजाति , अनु. जाति के प्रतिनिधि 

सदस्य 
( iii ) मुख्य अभियंता , अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग 

सदस्य 
नगर निवेशक ( मुख्यालय), नगर निवेशन संगठन 


अध्यक्ष 


( iv ) 


सदस्य 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मनीषा जोसेफ तिग्गा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 392 -- 50 


